सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 ज्येष्ठ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 469 राँची, शुक्रवार , 


13 जून , 2019 ( ई ०) 


, 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
11 जून , 2019 


संचिका सं०-13/निबंटवारा विलेख निबंधन -01/ 2019-306-- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल झारखण्ड निबंधन शुल्क तालिका 
के अनुच्छेद संख्या -क ( 1) के अधीन पैतृक/ पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारा विलेख के निबंधन पर 
निबंधन शुल्क के रूप में 50/ - (पचास रूपये) मात्र निर्धारित करते हैं । 

इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या -1 /नि ०वि०-10237/09-460, दिनांक 
14.05.2011 इस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी । 
यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 

ह ० / 
कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 469 -- 50 


